निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 9 अप्रील 2015 


( संo पटना 449 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

27 फरवरी 2015 
सं0 22 / निसि0(सिवान ) - 11 - 21 / 2011 / 536 — श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल , कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ 
नियंत्रण प्रमंडल , ठकराहा, शिविर - गोपालगंज द्वारा सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 से 124.25 कि0 मी0 के बीच 
पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद से हटकर राजस्थानी ट्रैक्टर 
से कराने एवं इसका भुगतान एकरारित कार्यमद के अनुरूप ड्रेजिंग मशीन की दर से करने के फलस्वरूप अनियमित 
भुगतान होने के कारण सरकार के राजकोष को हुई क्षति के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए 
विभागीय कार्यवाही चलाने एवं मामले की जॉच मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा अलग से कराने का निर्णय लिया 


गया । 


2. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1346 दिनांक 03.11.11 द्वारा श्री जायसवाल को 
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1435 दिनांक 22. 11.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । विभागीय कार्यवाही के 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के उपरान्त निगरानी विभाग, पटना से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हआ, जिसकी 
समीक्षोपरान्त श्री जायसवाल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । द्वितीय कारण पृच्छा के प्राप्त जवाब की समीक्षोपरान्त 
सरकार द्वारा श्री जायसवाल के विरूद्ध कतिपय दंड अधिरोपित करते हुए इन्हें निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया 


गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अप्रील 2015 
3. उक्त निर्णय के आलोक में श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल , कार्यपालक अभियंता को तत्काल प्रभाव से 
निलंबन मुक्त करते हुए इन्हें संसूचित किया जाता है । 

4. इनके विरूद्ध अधिरोपित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कराने की कार्रवाई की 
जा रही है । तदुपरान्त अधिरोपित दंड के बिन्दु पर पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 449- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


